निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 37 ) 


29 माघ 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2009 


सं०-1 / लेखा-9 / 2000 / 442 अनु० 

निगरानी विभाग , 
सूचना भवन, पटना । 


सेवा में , 


विषयः 


। 


आदेश 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक 0 ), बिहार 
बीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 18 फरवरी 2009 
निगरानी विभाग, बिहार , पटना के अन्तर्गत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण हेतु 
महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक का 01 (एक ) पद, पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक के 4 
( चार) पद, वरीय पुलिस उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक के 10 ( दस ) पद, पुलिस निरीक्षक के 20 
( बीस) पद, सहायक लोक अभियोजक के 03 ( तीन ) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 (तीन ) 
पद, कुल 41 पदों के सृजन के संबंध में । 

स्वीकृत । 
2. सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को चुस्त - दुरूस्त 

करने हेतु सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के सुदृढ़ीकरण हेतु महानिरीक्षक / उप 
महानिरीक्षक के 01 (एक ) पद, पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक के 4 (चार) पद , वरीय 
पुलिस उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक के 10 (दस) पद , पुलिस निरीक्षक के 20 (बीस) पद , 
सहायक लोक अभियोजक के 03 ( तीन) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 ( तीन) पद ), कुल 
41 पदों के सृजन का निर्णय लिया है । उपर्युक्त में से महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक का 01 
( एक ) पद (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु ), पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक 
के 4 ( चार) पद ( क्षेत्रीय कार्यालय हेतु क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर भागलपुर तथा लोक आयुक्त के 
कार्यालय), वरीय पुलिस उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक के 10 ( दस ) पद, पुलिस निरीक्षक के 20 
( बीस ) पद, सहायक लोक अभियोजक के 03 (तीन ) पद एवं वरीय लोक अभियोजक के 03 (तीन) 
पद (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु) पत्र निर्गत की तिथि से कुल वार्षिक 
अनुमानित व्यय 1,30,89,380 / -रू0 (एक करोड़ तीस लाख नवासी हजार तीन सौ अस्सी रूपये ) 
मात्र पर उपर्युक्त पदों का सृजन किया जाता है । (व्यय विवरणी संलग्न है ।) 
3. इस वित्तीय भार का वहन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के गैर योजना मद् से किया जायगा । इसका 
विकलन मुख्य शीर्ष - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष - 104 - सतर्कता, उप शीर्ष - 0004 
अनुसंधान ब्यूरो, विपत्र कोड N- 2070001040004, मांग संख्या - 07 -बजट शीर्ष से होगा । 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 18 फरवरी 2009 


4. राज्य सरकार का आदेश प्राप्त हैं । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

राज कुमार जैन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में अतिरिक्त पदों के सृजन की व्यय विवरणी : 


क्र 0 
स ० 


एक पद पर 


प्रस्तावित 
पदों की 
संख्या 


पदनाम 


वार्षिक व्यय 


कुल प्रस्तावित 
पदों पर वार्षिक 

व्यय 


1 . 


1 


6,57,168 


6,57,168 


2 . 


4 


5,00,000 


20,00,000 


3 . 


10 


2,81,000 


28,10,000 


महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक (निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु ) 
पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक ( क्षेत्रीय 
कार्यालय हेतु क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर , 
भागलपुर तथा लोकायुक्त कार्यालय ) 
वरीय पुलिस उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक , 
(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु ) 
पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित 
मुख्यालय हेतु ) 
सहायक लोक अभियोजक (निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो स्थित मुख्यालय हेतु ) 
वरीय लोक अभियोजक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 
स्थित मुख्यालय हेतु ) 

कुल 


4 . 


20 


2,81,000 


56,20,000 


5 . 


3 


2,64,000 


7,92,000 


6 . 


3 


4,03,404 


12,10,212 


41 


23,86,572 


1,30,89,380 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राज कुमार जैन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 37-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


